शासन 


पंजीयन क्रमांक 
" छत्तीसगढ़ / दुर्ग / 09 / 2013- 2015. 


" 


“बिजनेस पोस्ट के अन्तर्गत डाक शुल्क के 
नगद भुगतान (बिना डाक टिकट ) के प्रेषण 
हेतु अनुमत . क्रमांक जी .2 -22 - छत्तीसगढ़ 
गजट / 38 सि . से . भिलाई . दिनांक 
30 - 05 - 2001. " 


सत्यमेव जयते 


पण 


छत्तीसगढ़ राजपत्र 

( असाधारण ) 
प्राधिकार से प्रकाशित 
रायपुर,शुक्रवार,दिनांक 26 जुलाई 2019 – श्रावण4 
,शक 1941 


क्रमांक 41] 


क्रमांक 461 ] 


रायपुर, शुक्रवार , दिनांक 26 जुलाई 2019 - श्रावण 4, शक 1941 


सहकारिता विभाग 
मंत्रालय, महानदी भवन, नवा रायपुर अटल नगर 


अटल नगर , दिनांक 26 जुलाई 2019 


अधिसूचना 


क्रमांक / एफ 15- 35 / 15 - 2 / 2019 / 6 / 7. – सहकारी सोसाइटियों के रजिस्ट्रार से प्राप्त प्रतिवेदन दिनांक 
06 . 07. 2019 से राज्य सरकार को यह समाधान हो गया है कि , लोकहित में विकास कार्यक्रमों के समुचित कार्यान्वयन को 
सुनिश्चित करने के प्रयोजन के लिए यह आवश्यक है कि जिला राजनांदगांव छत्तीसगढ़ की कतिपय प्राथमिक कृषि साख 
सहकारी सोसाइटियों का पुनर्गठन किया जाए । 

अत्एव छत्तीसगढ़ सहकारी सोसाइटी अधिनियम , 1960 की धारा 16 - ग की उप - धारा (1) के अंतर्गत प्रदत्त 
शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए , राज्य शासन एतदद्वारा, प्रदेश के प्राथमिक कृषि साख सहकारी सोसाइटियों को पुनर्गठित 
करने के लिए पुनर्गठन योजना "जिला राजनांदगांव, छत्तीसगढ़ की प्राथमिक कृषि साख सहकारी सोसाइटियों की 
पुनर्गठन योजना, 2019 ” जारी करता है , इस पुनर्गठन योजना को कार्यान्वित किया जाए । 


संलग्न : - 


पुनर्गठन योजना, 2019 


छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार , 

पी . एस . सर्पराज, उप - सचिव . 


921 


922 


छत्तीसगढ़ राजपत्र, दिनांक 26 जुलाई 2019 


जिला राजनांदगांव, छत्तीसगढ़ की प्राथमिक कृषि साख सहकारी सोसाइटियों की 

पुनर्गठन योजना, 2019 


01. 


02. 


DEEDB 


संक्षिप्त नाम, प्रारंभ तथा विस्तार : 
( क ) यह योजना "जिला राजनांदगांव, छत्तीसगढ़ की प्राथमिक कृषि साख सहकारी सोसाइटियों की 

पुनर्गठन योजना, 2019 कहलाएगी । 
( ख) यह योजना छत्तीसगढ़ राजपत्र ( असाधारण) में प्रकाशित होने की तिथि से प्रभावशील होगी । 
( ग ) यह योजना छत्तीसगढ़ राज्य के जिला राजनांदगांव की उन प्राथमिक कृषि साख सहकारी सोसाइटियों 

के लिए लागू होगी, जो अनुसूची एक , दो एवं तीन में अधिकथित है । 
परिभाषाएँ : - इस योजना में जब तक कि सन्दर्भ से अन्यथा अपेक्षित न होः 
( क ) “ अधिनियम ” से अभिप्रेत है, छत्तीसगढ़ सहकारी सोसाइटी अधिनियम , 1960 (क्र . 17 सन् 1961 ) | 
( ख) "नियम ” से अभिप्रेत है, छत्तीसगढ़ सहकारी सोसाइटी नियम , 1962 | 

" पुनर्गठन " से अभिप्रेत है , इस योजना में अधिकथित अनुसार किसी विद्यमान सोसाइटी के कार्यक्षेत्र 
आस्तियों, दायित्वों तथा सदस्यता आदि का किसी अन्य सोसाइटी को भागत : या पूर्णतः अन्तरण अथवा 
विभाजन द्वारा नवीन सोसाइटी का गठन । 
" प्रभावित सोसाइटी " से अभिप्रेत है, कोई ऐसी विद्यमान सोसाइटी जिससे किसी अन्य सोसाइटी को 
कार्यक्षेत्र, आस्तियां, दायित्व तथा सदस्यता आदि अन्तरित की गई हो । 
" परिणामी सोसाइटी " से अभिप्रेत है, कोई ऐसी विद्यमान सोसाइटी जिसे किसी प्रभावित सोसाइटी का 
कार्यक्षेत्र, आस्तियां, दायित्व तथा सदस्यता आदि अन्तरित की गई हो । 
" नवीन सोसाइटी " से अभिप्रेत है, कोई ऐसी सोसाइटी जो विद्यमान नहीं हो परन्तु जिसे इस योजना 
के परिणामस्वरूप रजिस्ट्रीकृत किया जाए । 

"बैंक " से अभिप्रेत है, छत्तीसगढ़ राज्य की जिला सहकारी केन्द्रीय बैंक मर्यादित , राजनांदगांव । 
( ज ) “ रजिस्ट्रार " से अभिप्रेत है, सहकारी सोसाइटियों का रजिस्ट्रार अथवा छत्तीसगढ़ सहकारी सोसायटी 

अधिनियम, 1960 के अधीन नियुक्त रजिस्ट्रार की शक्तियां जिसे प्रयोक्त हो . 
पुनर्गठन की रीति : 
( क ) किसी विद्यमान सोसाइटी के कार्यक्षेत्र, आस्तियों , दायित्वों, कर्मचारी वृन्द तथा सदस्यता आदि को 

किसी अन्य एक या अधिक विद्यमान सोसाइटियों को भागतः या पूर्णतः अन्तरित करके , या 
किसी विद्यमान सोसाइटी या सोसाइटियों को दो या अधिक नवीन सोसाइटियों में विभाजित करके, या 
किसी विद्यमान सोसाइटी या किन्हीं विद्यमान सोसाइटियों को उक्त ( क ) एवं ( ख ) दोनों में उल्लेखित 

रीतियों से ; किया जायेगा । 
पुनर्गठन : - नियत तिथि से - 
( क ) “ अनुसूची - एक " के कॉलम (2) में अधिकथित विद्यमान सोसाइटियों के कार्यक्षेत्र में से कॉलम ( 3) में 

अधिकथित कार्यक्षेत्र अपवर्जित हो जाएगा और ऐसा अपवर्जित कार्यक्षेत्र उसी के समक्ष कॉलम ( 4) में 
अधिकथित विद्यमान सोसाइटियों के कार्यक्षेत्र में सम्मिलित हो जाएगा । 
" अनुसूची - दो " के कॉलम ( 2) में अधिकथित विद्यमान सोसाइटियों का विभाजन कॉलम (3 ) में 
अधिकथित नवीन सोसाइटियों में हो जाएगा तथा ऐसी नवीन सोसाइंटियों के कार्यक्षेत्र कॉलम ( 4) में 
उनके समक्ष अधिकथित अनुसार होंगे । 
" अनुसूची - तीन " के कॉलम ( 2 ) में अधिकथित विद्यमान सोसाइटियों के कार्यक्षेत्र में से कॉलम (3) में . 
अधिकथित कार्यक्षेत्र अपवर्जित हो जाएगा और ऐसा अपवर्जित कुछ क्षेत्र उन्हीं के समक्ष कॉलम (4 ) में 
अधिकथित विद्यमान सोसाइटियों के कार्यक्षेत्र में सम्मिलित हो जाएगा तथा कुछ क्षेत्र उन्हीं के समक्ष 

कॉलम (5) में अधिकथित नवीन सोसाइटियों का कार्यक्षेत्र हो जाएगा । 
पुनर्गठन की प्रक्रिया : 
( क ) इस योजना की एक प्रति प्रभावित सोसाइटियों को भेजी जावेगी, जिस पर वे अपना अभ्यावेदन 15 

दिवस की समयावधि में प्रस्तुत कर सकेंगे । 


03 


05 . 


छत्तीसगढ़ राजपत्र , दिनांक 26 जुलाई 2019 


922 ( 1 ) 


इस योजना के छत्तीसगढ़ राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 15 दिवस की समयावधि में प्रभावित 
एवं परिणामी सोसाइटी का सदस्य लिखित अभ्यावेदन संबंधित जिले के उप / सहायक पंजीयक , 
सहकारी संस्थाएं के समक्ष तीन प्रतियों में प्रस्तुत कर सकेगा । 
प्राप्त अभ्यावेदनों को संबंधित जिले के उप / सहायक पंजीयक, सहकारी संस्थाएं द्वारा परीक्षण कर 
अभिमत सहित रजिस्ट्रार को प्रस्तुत किया जायेगा । रजिस्ट्रार अपने अभिमत सहित राज्य सरकार के 
समक्ष उनके प्राप्त होने की तिथि से 15 दिवस की समयावधि में प्रस्तुत करेगा । अभ्यावेदन निराकरण 
के लिए नवीन सोसाइटी के गठन के संबंध में निम्नांकित मार्गदर्शी बिन्दुओं को यथासंभव ध्यान में 
रखा जावेगा : 
( एक ) सोसाइटी का ऋण वितरण सामान्य क्षेत्र के लिए 2. 00 करोड़ रुपये तथा अनुसूचित क्षेत्रों 

के समितियों के लिए 1.00 करोड़ रुपये हों । 
( दो ) सोसाइटी के कार्यक्षेत्र में कृषि योग्य रकबा सामान्य क्षेत्र में कार्यरत् सोसाइटी के लिए 

1500 हेक्टेयर तथा अनुसूचित क्षेत्र में कार्यरत सोसाइटी के लिए 2000 हेक्टेयर होगा । 
( तीन ) सोसाइटी का कार्यक्षेत्र सामान्य क्षेत्र में कार्यरत् सोसाइटी के लिए 10 किमी तथा ( घ ) 

अनुसूचित क्षेत्र में कार्यरत् सोसाइटी के लिये 20 किमी होगा । 
( चार ) सोसाइटी की सदस्यता न्यूनतम 750 होगी । 
( पाँच) पुनर्गठन में ग्राम पंचायत एवं पटवारी हल्का का विखण्डन न हो , अर्थात् एक ग्राम पंचायत 

व एक पटवारी हल्का के समस्त ग्राम एक ही सोसाइटी में हो । 
( छ :) सोसाइटी का कार्यक्षेत्र दो विकासखण्ड या दो तहसीलों में न हो । 
(सात) सोसाइटी के ग्राम यथा संभव एक ही विधानसभा क्षेत्र अंतर्गत हो । 
( आठ) सोसाइटी मुख्यालय में पहुंच हेतु नदी, नाले आदि बाधक न हो । 
( नौ ) सोसाइटी का मुख्यालय यथासंभव वहीं हो, जहां पर गोदाम , अन्य आधारभूत संरचना 

निर्मित हो । 
राज्य सरकार द्वारा अभ्यावेदनों का निराकरण अधिकतम 30 दिवस के भीतर किया जाएगा । 
अभ्यावेदनों पर राज्य सरकार का विनिश्चय अन्तिम होगा । 
इस योजना की प्रति बैंक को दी जाएगी, प्रति प्राप्त हो जाने के पश्चात् 15 दिवस की समयावधि में 
बैंक का बोर्ड उस पर विचार करके प्रस्तावित पुनर्गठन योजना के सम्बन्ध में परामर्श लिखित रूप से 
रजिस्ट्रार के समक्ष प्रस्तुत करेगा, ऐसे परामर्श को रजिस्ट्रार अपने अभिमत के साथ राज्य सरकार 
को प्रस्तुत करेगा और राज्य सरकार उस पर अपना विनिश्चय यथाशीघ्र करेगी । 
प्राप्त अभ्यावेदनों तथा बैंक से प्राप्त परामर्श पर सम्यक विचारोपरान्त यदि राज्य सरकार चाहे तो 
इस योजना में आवश्यक परिवर्तन, उपान्तरण , संशोधन कर सकेगी तथा अंतिम प्रकाशन किया 
जायेगा, जो सभी पक्षों पर बंधनकारी होगा, तदुपरांत संबंधित प्राधिकारी यथाशीघ्र आवश्यक आदेश 

तथा अन्य सभी आवश्यक कार्यवाहियाँ करेंगे । 
सदस्यता, आस्तियां एवं दायित्व : 

प्रभावित सोसाइटियों के अपवर्जित कार्यक्षेत्र से संबंधित सदस्यता, आस्तियां एवं दायित्व उन परिणामी 
सोसाइटियों को अन्तरित हो जाएंगे जिन्हें ऐसे अपवर्जित कार्यक्षेत्र अन्तरित हुए हों । 
प्रभावित सोसाइटियों के ऐसे अपवर्जित कार्यक्षेत्र जिनसे नवीन सोसाइटियों का गठन हो रहा हो , से 
सम्बंधित सदस्यता, आस्तियां एवं दायित्व नवीन सोसाइटियों की सदस्यता, आस्तियां एवं दायित्व होंगे । 
आस्तियों तथा दायित्वों का विभाजन करने के लिए सामान्यतया 30 जून, 2019 की स्थिति में सदस्यों 

पर अवशेष ऋण को आधार माना जाएगा । 
रजिस्ट्रेशन / निरसन : 
( क ) 

इस योजना के कार्यान्वयन के परिणामस्वरूप जिन नवीन सोसाइटियों का गठन होना आशायित होगा 
उनके रजिस्ट्रीकरण के आदेश, प्रमाण पत्र तथा उपविधियां रजिस्ट्रार के द्वारा या उसके अधीनस्थ ऐसे 
संयुक्त / उप / सहायक रजिस्ट्रार के द्वारा तैयार किये एवं जारी किये जाएंगे, जो अधिनियम की धारा 
9 के अधीन रजिस्ट्रीकरण करने के लिए सशक्त होगा । 
जहाँ आवश्यक हो वहाँ ऐसी प्रभावित सोसाइटियों, जिनके अस्तित्व को बनाये रखना आवश्यक नहीं 
होगा, के रजिस्ट्रीकरण को सक्षम अधिकारी द्वारा संबंधित विधि अनुसार रद्द किया जावेगा । 


06. 


07. 


922 ( 2 ) 


छत्तीसगढ़ राजपत्र, दिनांक 26 जुलाई 2019 


08. 


प्रबन्ध : 


( ख ) 


नवीन 


योजना प्रभावशील होने के साथ ही प्रभावित सोसाइटियों तथा परिणामी सोसाइटियों में जहाँ कहीं 
निर्वाचित बोर्ड होगा, वह तथा ऐसी सोसाइटी का प्रतिनिधि कार्य करने से परिविरत हो जाएगा तथा 
सोसाइटी के कामकाज का प्रबंध करने के लिए, उप / सहायक पंजीयक के आदेश द्वारा किसी व्यक्ति 
अथवा व्यक्तियों को अस्थायी रूप से आदेश में उल्लिखित कालावधि तक के लिए अथवा बोर्ड के नये 
निर्वाचन होने तक के लिए नियुक्त किये जा सकेंगे । एकाधिक व्यक्तियों की दशा में कोई एक व्यक्ति 
को अध्यक्ष नियुक्त किया जाएगा । परन्तु अशासकीय व्यक्ति / व्यक्तियों को नियुक्त करने की दशा में 
वह या वे ऐसे व्यक्तियों में से होंगे जो उस सोसाइटी के सदस्य हो । 
नवीन सोसाइटियों का प्रबन्ध , उसे रजिस्ट्रीकृत करने वाले अधिकारी के आदेश द्वारा अस्थायी रूप से 
नियुक्त किसी व्यक्ति या व्यक्तियों में निहित होगा । 
प्रभावित सोसाइटी , परिणामी सोसाइटी तथा नवीन सोसाइटी का प्रतिनिधित्व, प्रतिनिधि का नया 
निर्वाचन होने तक वह व्यक्ति करेगा जिसे उपरोक्त कंडिका ( क ) में विहित अनुसार नियुक्त किया 

गया हो परन्तु व्यक्तियों की दशा में उनके संकल्प द्वारा प्रतिनिधि की नियुक्ति की जाएगी । 
09. कर्मचारीवृन्द : 
( क ) नवीन सोसाइटियों में प्रबन्धक की नियुक्ति नियमों के अनुसार की जाएगी । 

प्रभावित सोसाइटियों के कर्मचारीवृन्द अन्तरित कार्यक्षेत्र के अनुरूप परिणामी सोसाइटियों के कर्मचारी 

हो जाएंगे । 
अधिकार , हित और कर्तव्य आदि : 
( क ) परिणामी सोसाइटियों को अन्तरित कार्यक्षेत्र से सम्बन्धित समस्त अधिकार , हित , कर्तव्य बाध्यताएँ 

आदि उनमें ही निहित होंगी । 
( ख) नवीन सोसाइटियों में उनके कार्यक्षेत्र से सम्बन्धित समस्त अधिकार , हित कर्तव्य, बाध्यताएँ आदि 

निहित होंगी । 
विवाद : - इस योजना से प्रभावित सदस्यता , आस्तियों, दायित्यों एवं कर्मचारीवृन्द विषयक कोई भी विवाद 
अधिनियम की धारा 64 के अधीन संयुक्त पंजीयक / पंजीयक द्वारा निराकृत किया जाएगा । 
आदेश जारी करने की शक्तियां : - इस योजना के क्रियान्वयन में आने वाले कठिनाइयों, समस्याओं, विवादों 
आदि को दूर करने तथा योजना के क्रियान्वयन को सुकर बनाने के लिए राज्य सरकार तथा रजिस्ट्रार ऐसे 
अनुषांगिक और परिणामिक आदेश कर सकेंगे जैसा कि परिस्थितियों द्वारा अपेक्षित हो , यह और भी कि 

रजिस्ट्रार समय - समय पर ऐसा निर्देश / मार्गदर्शन भी जारी कर सकेगा, जैसा कि वह आवश्यक समझे । 
संलग्न : अनुसूची – एक , दो एवं तीन 


छत्तीसगढ़ राजपत्र, दिनांक 26 जुलाई 2019 


922 ( 3 ) 


जिला राजनांदगांव, छत्तीसगढ़ की प्राथमिक कृषि साख सहकारी सोसाइटियों की 

पुर्नगठन योजना, 2019 

अनुसूची - एक 
विद्यमान सोसायटी जो प्रभावित है 

अपवर्जित कार्यक्षेत्र 

विद्यमान सोसायटी जिसमें अपवर्जित क्षेत्र 
( प्रभावित सोसायटी ) ( ग्रामों का नाम ) 

जुड़ा है 
( परिणामी सोसायटी ) 


(पभावित । 


| आ . जा . सेवा सहकारी समिति मर्या. | कंदाडी, पीटेपानी, आमाकोडो, हलोरा , | आदिम जाति सेवा सहकारी समिति मर्या. | 
औधी प. क . 7 

बडमा , मुरझर, कोहका, बेलगांव, कांडे, | मानपुर पं. क . 6 
रातवाही, मदनवाडा, खुलेडी, हुरके , 
बोरकन्हार , कलवर , मुंजाल , कुडकाल , 

दादरे 
2 | आ . जा . सेवा सहकारी समिति मर्या. जक्के , पदमरा, कोहका, घोडागांव, भादु, | आदिम जाति सेवा सहकारी समिति मर्या. 
मानपुर प . क . 7 

कुमुडकट्टा, उपरपाल, कहडबरी, भरीटोला पं. क . 8 

अंडजाल, सिवनी 
3 | आ . जा . सेवा सहकारी समिति मर्या. देवरसुर, कोहडावार , लमती, गुलमौहा 
मोहला प. क . 13 

आदिम जाति सेवा सहकारी समिति मर्या. 
4 | आ . जा. सेवा सहकारी समिति मर्या. | डूडेरा 

रेगाकठेरा पं. क . 11 
गोटाटोला प . क . 5 
5 | आ . जा . सेवा सहकारी समिति मर्या. | परसाटोला, कातुलबाही , संसारगढ , आदिम जाति सेवा सहकारी समिति मर्या. 
चिल्हाटी प. क . 3 गरा, दुरेटोला 

रेगाकठेरा 
6 | आ . जा. सेवा सहकारी समिति मर्या. कैकतीटाला, सोनसायटोला 

ढाढूटोला प. क . 4 
7 | आ . जा . सेवा सहकारी समिति मर्या. वाहमणीभेडी, तेलीटोला , गुन्दरदेही , 
| 

आदिम जाति सेवा सहकारी समिति मर्या. 
चौकी प . क . 1 किलारगौंदी 

ढाढूटोला 
सेवा सहकारी समिति मर्या. रामपुर | मोखली, छुईखदान , सुकरी , 

सेवा सहकारी समिति मर्या. पं . क . 32 
9 | सेवा सहकारी समिति मर्या. उपरवाह इंदावानी , बैगाटोला, ककरेल , वृहत्ताकार सेवा सहकारी समिति मर्या. 
पं. क्र . 707 | महुवाभाटा, बिरेझर, थरहद 

सोमनी 
| सेवा सहकारी समिति मर्या.पदुमतरा | परसबोड 

सेवा सहकारी समिति मर्या0 उपरवाह 
पं. क . 950 
11 सेवा सहकारी समिति मर्या. कोकपुर सागिनकछार 

सेवा सहकारी समिति मर्या० तिलईरवार 
पं . क . 117 

प . क्र . 1159 
चिरचारीखुर्द, सोमाझिटिया, तुमडीलेवा , 

करेठी 
12 | आ . जा. सेवा सहकारी समिति मर्या. बंशी बंजारे 

सेवा सहकारी समिति मर्याल खुर्साटिकुल 
| कुमर्दा प. क . 1108 

पं . क्र . 1110 
13 आ . जा . सेवा सहकारी समिति मर्या. | गलेरी 

सेवा सहकारी समिति मर्या० डोगरगांव 
तिलईरवार प. क. 1108 

पं. क . 2020 
परेवाडीह, रानामटिया 
14 | आ . जा . सेवा सहकारी समिति मर्या. | तुमडीकसा, बननवागांव, जामनारा, सेवा सहकारी समिति मर्या० रतनभाट 
मटिया प. क . 504 

गोवालिनडीह, अरजकुंड, माटराखुज्जी पं. क . 1308 
15 | आ . जा . सेवा सहकारी समिति मर्या. | केशवटोला, 

आदिम जाति सेवा सहकारी समिति मर्या. 
साल्हेटोला 

बम्हनीचारभाटा पं. क . 153 
गाडाभवर , चीपा, डोरकी, कुसमी सेवा सहकारी समिति मर्या0 मुसरा पं.क . 

1068 
16 | सेवा सहकारी समिति मर्या. खैरबना, 

सेवा सहकारी समिति मर्या० मोहारा पं . 
रूवांतला पं. क . 944 

क . 1574 
डारागांव 

सेवा सहकारी समिति मर्या0 बेलगांव पं . 
17 सेवा सहकारी समिति मर्या. ढारा । नागतरई, हरिनसिंगी, धुसेरा , जटकनार | क . 87 
पं . क . 1436 
भरीटोला 

सेवा सहकारी समिति मर्याल पनियाजोब 
18 | सेवा सहकारी समिति मर्या. ठाकुरटोला, 

आदिम जाति सेवा सहकारी समिति मर्या. 
पनियाजोब पं. क . 1069 

मडियान पं. क . 1375 
खूबाटोला 

सेवा सहकारी समिति मर्या ला . ब.नगर 


922 ( 4 ) 


छत्तीसगढ़ राजपत्र , दिनांक 26 जुलाई 2019 


AD 


25 


| सेवा सहकारी समिति मर्या. मडीतराई 

सेवा सहकारी समिति मर्या० बेलगांव 
मुसराकला पं. क . 1068 
सेवा सहकारी समिति मर्या. कातुलवाही 

सेवा सहकारी समिति मर्याल ढारा 
बेलगांव पं. क . 87 
सेवा सहकारी समिति मर्या. ला . ब. | पटपर, भरवाटोला 

सेवा सहकारी समिति मर्या0 मेढा पं. क . 
नगर पं. क . 144 

348 
उरईडबरी, झडातालाब 

सेवा सहकारी समिति मर्या० कोल्हिापुरी 
22 | सेवा सहकारी समिति मर्या. पारागांवखर्द 

सेवा सहकारी समिति मर्या0 मुसरा 
कोल्हिापुरी पं. क . 636 

आ . जा . सेवा सहकारी समिति मर्या. | पीटेपानी, मासपहर , बुडहानछापर आ . जा . सेवा सहकारी समिति मर्या० 
सीतागोटा पं. क 1387 

बोरतलाव पं . क . 1073 
लमनाढार 

आ . जा . सेवा सहकारी समिति मर्या० 

मडियान 
| आ . जा . सेवा सहकारी समिति मर्या. | चारभाठा, मोहनपुर, आलेदण्ड , 

आ . जा . सेवा सहकारी समिति मर्यात 
मडियान पं . क 1375 

भगवानटोला, घोरतलाव, फत्तेगंज , खोभा पं. क . 702 

बंजारी,बजरंगीडीह 
आ . जा . सेवा सहकारी समिति मर्या. | लछना, गातापार, जंगल, नवागांव , सेवा सहकारी समिति मर्या० ईटार 
मुडीपार पं. क 878 

गाडघाट , निमउटोला, साकरी, बरगांव , 
करेलागढ, मलईदाह, टेमरी , 

दल्लीखोर , महुआढार, बोरला, सहरापुर 
| आ . जा . सेवा सहकारी समिति मर्या. | टेकापार 

सेवा सहकारी समिति मर्या0 मुढीपार 
ईटार पं . क 981 
कलकसा 

| सेवा सहकारी समिति मर्या० बढईटोला 
27 | आ . जा . सेवा सहकारी समिति मर्या. | गर्रापार , खपरीसिरदार 

सेवा सहकारी समिति मर्या0 मुढीपार 
बढईटोला 
धनेली , देवारीभाट 

सेवा सहकारी समिति मर्या० अमलीपारा 
कोहकाबोड, कोडेनवागांव 

पं . क . 979 
28 | सेवा सहकारी समिति मर्या. मडौदा, बफरा , जुनवानी, बोदरी, सेवा सहकारी समिति मर्या0 अतरिया पं. 
जालबांधा पं. क . 975 | बरसूली, बोधागढ 

क . 102 
हरदी, राहुद 

समिति सलोनी 
सेवा सहकारी समिति मर्या. सलोनी चंदैनी, अछोली, बोरी, डूंडा 

सेवा सहकारी समिति मर्या0 अतरिया 
पं. क . 1019 
सेवा सहकारी समिति मर्या. ढोलियाकन्हार , केराबोरी, पेण्ड्रीखुर्द सेवा सहकारी समिति मर्या० डोकराभाटा 
अमलीपारा पं. क . 979 

पं . क . 82 
सेवा सहकारी समिति मर्या. आमगांव , लझीयाटोला, बागमर्रा सेवा सहकारी समिति मर्या० गोपालपुर 
झुरानदी 
सेवा सहकारी समिति मर्या० खुरसुली, गेडरा 

सेवा सहकारी समिति मर्या० झुरानदी 
गोपालपुर पं. क . 1063 
सेवा सहकारी समिति मर्या. धोधा | कासीटोला, हरडंडा, मजगांव 

सेवा सहकारी समिति मर्या० बरबसपुर 
पं. क .962 

पं . क . 959 
सेवा सहकारी समिति मर्या. भुरभुसी, टीकरीपारा 

सेवा सहकारी समिति मर्या0 गण्डई पं . 
हनईबन पं. क .1491 

क .898 
| 35 | सेवा सहकारी समिति मर्या. ढाबा | रवेली 

सेवा सहकारी समिति मर्या0 सुरगी 
सेवा सहकारी समिति मर्या. सोमनी | खुटेरी, ईरा , टेडेसरा, देवदा, कोपेडीह । सेवा सहकारी समिति मर्या० सांकरा . 
सेवा सहकारी समिति मर्या० मुड़पार 

सेवा सहकारी समिति मर्या० सोमनी 


50 | 


32 


33 


34 


सुरगी 


उसरीबोड़ 


सेवा सहकारी समिति मर्याल सूरगी 


डारागांव 


सेवा सहकारी समिति मर्या० 
सिघोला 

सेवा सहकारी समिति मर्या० 
गठुला 
सेवा सहकारी समिति मर्या० 
घुमका 


सेवा सहकारी समिति मर्या०ढाबा 


मुड़पार 


सेवा सहकारी समिति मर्या०उपरवाह 


छत्तीसगढ़ राजपत्र , दिनांक 26 जुलाई 2019 


922 ( 5 ) 


1 


सालह , 


सेवा सहकारी समिति मर्या० अर्जुनी 


42 | 


सेवा सहकारी समिति मर्या0 कोकपुर 


सेवा सहकारी समिति मर्या0भानपुरी 
सेवा सहकारी समिति मर्या०तुमड़ीबोड़ 


45 


सेवा सहकारी समिति मर्या०खुर्सीपार 


46 


सेवा सहकारी समिति मर्या०खुज्जी 


सेवा सहकारी समिति मर्यागिदर्रा 


सेवा सहकारी समिति मर्या0उमरवाही 


49 


सेवा सहकारी समिति मर्या0गिदर्रा 


50 


सेवा सहकारी समिति मर्याल जोशीलमती 


सेवा सहकारी समिति मर्या० गैदाटोला 


सेवा सहकारी समिति मर्या0 कुल्लू 
बंजारी 
सेवा सहकारी समिति मर्या0 कुहीकला 


41 | सेवा सहकारी समिति मर्या० 

डोगरगांव 
सेवा सहकारी समिति 

बादराटोला 
मर्या०खुर्साटिकुल 
43 | सेवा सहकारी समिति 

बाकल 
मर्या०तुमड़ीबोड़ 
44 सेवा सहकारी समिति 

रीवागहन 
मर्याoभानपुरी 
सेवा सहकारी समिति 

रातापयली 
मर्या०खुज्जी 
| सेवा सहकारी समिति मर्या० रीवागहन 

खुर्सीपार 
| 47 सेवा सहकारी समिति मर्या० छिंदीबिहरी 

रतनभाठ 
48 सेवा सहकारी समिति मर्या बिरूटोला 
गिदर्रा 

सेवा सहकारी समिति मर्या० आयबांधा 
उमरवाही 
सेवा सहकारी समिति मर्या० सीताकसा 

गैदाटोला 
51 सेवा सहकारी समिति मर्या थैलीटोला 

जोशीलमती 
52 सेवा सहकारी समिति मर्या० | मेटेपार 

कुहीकला 
| 53 सेवा सहकारी समिति मर्या० मासूल 

कुल्लू बंजारी 

सेवा सहकारी समिति मर्या० दनगढ़ 
रेगाकठेरा 

सेवा सहकारी समिति मर्या० करमतरा 
आतरगांव 
सेवा सहकारी समिति मर्या० 

देवरसुर, 
कौड़ीकसा 

सेवा सहकारी समिति मर्या० खड़गांव, 

भरीटोला 
| 58 | सेवा सहकारी समिति मर्या मेढ़ा | धनडोगरी , 

सेवा सहकारी समिति मर्या० भुरसाटोला, 
बोरतलाव 

सेवा सहकारी समिति मर्या० जारवाही, 
मोहारा 

सेवा सहकारी समिति मर्या 
खुर्सीपार 

सेवा सहकारी समिति मर्या चारभाठा, 
विचारपुर 

सेवा सहकारी समिति मर्या० पड़रामटोला, 
छुरिया 

सेवा सहकारी समिति मर्या० दीवानटोला, 
शिकारी महका 

सेवा सहकारी समिति मर्या0 बा0 | मालडोगरी , 
चारभाठा 
सेवा सहकारी समिति मर्या0 | चाबुकनाला, 

खोभा 
| 67 सेवा सहकारी समिति मर्या० बापुटोला 

महराजपुर 


54 


सेवा सहकारी समिति मर्या० गोटाटोला 


55 


सेवा सहकारी समिति मर्या० कौड़ीकसा 


सेवा सहकारी समिति मर्या0 आतरंगांव 


57 


सेवा सहकारी समिति मर्या0 गोटाटोला 


59 


सेवा सहकारी समिति मर्या० कोलिहापुरी 
आ0जा0सेवा सहकारी समिति मर्या० 
सीतागोटा 
सेवा सहकारी समिति मर्या0 रूवातला 


60 


61 


खैरा, 


सेवा सहकारी समिति मर्या० रूवातला 


62 


सेवा सहकारी समिति मर्याल खुर्सीपार 


63 


सेवा सहकारी समिति मर्या 
शिकारीमहका 
सेवा सहकारी समिति मर्या० छुरिया 


64 


65 


सेवा सहकारी समिति मर्याछुरिया 


66 


| आ0जा0 सेवा सहकारी समिति मर्या० 
मडियान 
सेवा सहकारी समिति मर्याछुरिया 


922 ( 6 ) 


छत्तीसगढ़ राजपत्र, दिनांक 26 जुलाई 2019 


सेवा सहकारी समिति मर्या0आमलीपारा 


सेवा सहकारी समिति मर्या०लिमो 
सेवा सहकारी समिति मर्या० गड़ई 
सेवा सहकारी समिति मर्या० लिमो 


सेवा सहकारी समिति मर्या० धोधा 


ओटेबध , 


68 | सेवा सहकारी समिति मर्या० 

हिरावाही , 
आमदानी 
सेवा सहकारी समिति मर्याo गड़ई | जीराटोला 
सेवा सहकारी समिति मर्या० लिमो | दुल्लापुर 
सेवा सहकारी समिति मर्या० बिरनपुरखुर्द, 
बरबसपुर 
सेवा सहकारी समिति मर्या० 

जोम , 
मानिकचौरी 

सेवा सहकारी समिति मर्या० 
सण्डी 

सेवा सहकारी समिति मर्या० 
| विचारपर 
75 सेवा सहकारी समिति मर्या० नवगांव, लोधी 

बुदेली 

सेवा सहकारी समिति मर्या० बरवाही, 
नचनिया 

सेवा सहकारी समिति मर्या० जगंलपुर घाट , 
पैलीमेटा 

सेवा सहकारी समिति मर्या० लछनाझिरिया , 

बकरकटटा 
79 | सेवा सहकारी समिति मर्या० धीरी, साकरा, ई 

सांकरा 


ढोडिया , 


सेवा सहकारी समिति मर्या0 मानिकचौरी 
सेवा सहकारी समिति मर्या० बुदेली 
सेवा सहकारी समिति मर्या0 विचारपुर 
सेवा सहकारी समिति मर्या० पैलीमेटा 


सेवा सहकारी समिति मर्या० नचनिया 


सेवा सहकारी समिति मर्या० नचनिया 


टीप: - उक्त समिति सांकरा मे दो गाव है 
जो समिति से सटे हुए है 2 किमी. की 
परिधी में होने के कारण उक्त ग्रामो का 
अन्य समितियो में विलय न्याय संगत 
नही होगा 

सेवा सहकारी समिति मर्या तिलईरवार 
प. क . 1159 
सेवा सहकारी समिति मर्या० सलौनी 


82 


सेवा सहकारी समिति मर्या0 उदयपुर 


सेवा सहकारी समिति मर्या० रगरा 


80 | सेवा सहकारी समिति 

ओडारबांध , 
मर्या०अर्जुनी 
सेवा सहकारी समिति 

खैरबना, 
मर्याoडोकराभाटा 
सेवा सहकारी समिति 

मदनपुर, 
मर्या०बा0अतरिया 
83 | सेवा सहकारी समिति मर्या० बड़गडा, 

उदयपुर 

सेवा सहकारी समिति मर्या० रगरा | साल्हेकला, 
85 | सेवा सहकारी समिति मर्या० 

गोपालपुर 
भण्डारपुर 
86 | सेवा सहकारी समिति मर्या गुमानपुर 

कुकुरमुड़ा 

सेवा सहकारी समिति मर्या० खैरी 
सिलपटटी 
88 सेवा सहकारी समिति मर्या० कातुलवाही 

अमलीडीह 

सेवा सहकारी समिति मर्या० ढोराडीह 
भोथली 


सेवा सहकारी समिति मर्या0 उदयपुर 
सेवा सहकारी समिति मर्या0 मुड़ीपार 


सेवा सहकारी समिति मर्या० सिलपटटी 


87 


सेवा सहकारी समिति मर्या0 कुकुरमुड़ा 


सेवा सहकारी समिति मर्या0 गोपालपुर 


सेवा सहकारी समिति मर्या० अमलीडीह . 


अनुसूची - दो 
नवीन सोसाइटी 


क विद्यमान सोसाइटी जो प्रभावित है 

(प्रभावित सोसाइटी ) 


नवीन सोसाइटी का कार्यक्षेत्र ( ग्रामों का | 

नाम ) 


निरंक 


छत्तीसगढ़ राजपत्र, दिनांक 26 जुलाई 2019 


922 ( 7 ) 


अनुसूची - तीन 


विद्यमान सोसायटी जो 
प्रभावित है (प्रभावित 

क्षेत्र) 
2 


अपवर्जित कार्यक्षेत्र 
( ग्रामों का नाम ) 


विद्यमान सोसायटी जिसमें अपवर्जित 

क्षेत्र जुड़ा है 
- ( परिणामी सोसायटी ) 


नवीन सोसाइटी जिसमें 
अपवर्जित क्षेत्र जुड़ा है 


3 


5 


निरंक 


संचालक , मुद्रण तथा लेखन सामग्री, छत्तीसगढ़ द्वारा शासकीय मुद्रणालय , रायपुर से मुद्रित तथा प्रकाशित - 2019 . 


